रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002 /99 


REGISTERED No. D.L. - 33002/99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


-- 


दिल्ली राजपान 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 201 ] 
No. 201 ] 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 13 , 2012/ अग्रहायण 22 , 1934 [ रा . रा . रा. क्षे. दि . सं. 215 
DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2012/ AGRAHAYANA 22 , 1934 [N .C . T.D . No. 215 


- - 


- 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 

___ अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 13 दिसम्बर, 2012 
सं . फा . 6( 100 ) / आईटी / 2011 / 5950 --- 63. - दिल्ली ( नागरिक समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ) अधिनियम , 2011 ( 2011 का दिल्ली 
अधिनियम , की धारा 3 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 21 फरवरी , 2012 की अधिसूचना संख्या 
फा . 6 ( 100 )/ आईटी/ 2011/ 1304 - 1313 के अनुक्रम में सरकार इसके द्वारा उपरोक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में संशोधन करती है , 
अर्थात् : 


1. दिल्ली ( नागरिक समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ ) अधिनियम, 2011 ( 2011 का दिल्ली अधिनियम 7 ) की अनुसूची में , 
( क ) प्रविष्टि 26 , कॉलम ( 3 ) में " इक्कीस दिन " शब्दों के स्थान पर " तीस दिन " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


( ख ) प्रविष्टि 68, कॉलम ( 2 ) में “किराए पर लेने/ खरीद की प्रविष्टि " शब्दों के स्थान पर “ गिरवी रखना " शब्दों को प्रतिस्थापित 

किया जाएगा ; 


( ग ) प्रविष्टि 69 , कॉलम ( 2 ) में "किराए पर लेने/ खरीद की विलोपन " शब्दों के स्थान पर " गिरवी का विलोपन " शब्दों को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


( घ ) प्रविष्टि 96, के पश्चात् नागरिकों से संबंधित सेवाओं के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएंगी , अर्थात् : 


एक दिन 


रोजगार निदेशालय 


" 97. सीएनवी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले 

नियोक्ता द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना 
98 . सीएनवी अधिनियम के अंतर्गत ना आने वाले 

नियोक्ता द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना 


एक दिन 


रोजगार निदेशालय 


4604 DG/ 2012 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


एक दिन 


रोजगार निदेशालय 
रोजगार निदेशालय 


पन्द्रह दिन 


एक दिन 
एक दिन . 
तीस दिन 
तीस दिन 
पन्द्रह दिन 


रोजगार निदेशालय 
रोजगार निदेशालय 
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 


স্বম 


99. नौकरी के इच्छुकों का पंजीकरण 
100 . अधिसूचित रिक्तियों के लिए नौकरी के इच्छुकों 

को प्रायोजित करना 
101 . अल्पकालिक दैनिक मजदूरी नौकरी के लिए प्रायोजन 
102. शैक्षणिक योग्यता का अद्यतन/विलोपन 
103. संविदाकारों का पंजीकरण ( भर्ती ) 
104. संविदाकारों का पुन : वैद्यीकरण. ( भर्ती ) 
105 . केन्द्रीय लोक निर्माण, एमईएस, डाक एवं तार , 

रेलवे के साथ पंजीकृत एजेंसियों के पंजीकरण 

के दस्तावेजों का वैद्यीकरण 
106 . मृत्यु लाभ 
107. अंत्येष्टि लाभ 
108. निर्माण कार्य श्रमिकों का पंजीकरण 
109. भूमि अभिलेख की तब्दीली के लिए आवेदन 
110. लाल डोरा प्रमाण पत्र जारी करना 
111. फरद ( आर. ओ. आर. ) जारी करना 
112. जीवित सदस्य प्रमाण पत्र जारी करना 
113 .: हिन्दु विवाह अधिनियम के अंतर्गत 

विवाह का पंजीकरण 
114. रूट परमिट का डुप्लीकेट 
115. रूट परमिट का नवीकरण 
116. राष्ट्रीय परमिट का नवीकरण 


श्रम 


श्रम 


राजस्व 


साठ दिन 
साठ दिन 
साठ दिन 
पैंतालीस दिन 
इक्कीस दिन 
इक्कीस दिन 
इक्कीस दिन 
सात दिन 


राजस्व 


राजस्व 


राजस्व 


राजस्व 


पन्द्रह दिन 
पन्द्रह दिन 
पन्दह दिन 


परिवहन 
परिवहन 
परिवहन " 


DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 13th December, 2012 
No . F. 6 ( 100 )/IT /2011/5950 — 63. — In exercise of the power conferred by proviso to Section 3 of the Delhi (Right 
of Citizen to TimeBound Delivery of Services) Act, 2011 (Delhi Act 07 of 2011 ) and in continuation of this Government s 
Notification No. F. 6 ( 100 )/IT /2011 /1304 - 1313, dated the 21st February, 2012, theGovernment, hereby amends the Schedule 
appended to the aforesaid Act, as under, namely : 

1. In the Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services ) Act, 2011 (Delhi Act 07 of 2011 ), in the 
Schedule, 

(a ) in entry 26 , in Column (3 ), for the words “ Twenty OneDays ” , the words, “ Thirty Days” Shall be substiluted ; 
(b ) in entry 68 , in Column (2 ), for the words “ Addition of Hire Purchase”, the words“ Addition of Hypothecation ” 
___ Shall be substituted; 
(c ) in entry 69, in Column (2 ), for thewords “ Deletion of Hire/Purchase ” , the words “ Deletion ofHypothecation " 
___ shall be substituted ; 
(d ) after entry 96 , the following entries relating to Citizen related Services shall be added , namely : 
" 97. Notification of Vacancies by the One day Directorate ofEmployment 

Employers covered under CNV Act 
98. Notification of Vacancies by the One day 

Directorate of Employment 
Employmentnot covered under CNV Act 
99 . Registration of Jobseekers 

One day 

Directorate of Employment 


. 


. 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


100 . Sponsoring of Jobseekers for 

Fifteen days Directorate of Employment 
Notified Vacancies 
101. Sponsorship for short term daily One day Directorate of Employment 

· wage jobs 
102 . Updation/ deletion of Educational One day 

Directorate of Employment 
Qualification 
103. Registration (enlistment) of the Thirty days Irrigation & Flood Control 

Contractors 
104. Revalidation ( enlistment) of 

Thirty days Irrigation & Flood Control 
Contractors 
105. Validation of Documents of 

Fifteen days 

Irrigation & Flood Control 
registration of agencies registered 

with CPWD ,MES, P & T, Railways 
106 . Death Benefits 

Sixty days Labour 
107 .. Funeral Benefits 

Sixty days 

Labour 
108. Registration of Construction Workers Sixty days Labour 
___ 109 . Application for Mutation of Forty five days Revenue 
. . . Land Record 

110 . Issuance of Lal Dora Certificate Twenty one days Revenue 
111. Issuance of ( R. O. R) Fard 

Twenty one days Revenue 
112. Issuance of Survivingmember Twenty one days Revenue 

Certificate 
113. Registration of marriage Under Seven days 

Revenue 
Hindu Marriage Act 
114 . Duplicate ofRoute Permit 

Fifteen days 

Transport 
115. Renewal ofRoute Permit 

Fifteen days Transport 
116 . Renewal of National Permit 

Fifteen days Transport " 
सं . फा . 6( 100 ) / आईटी / 2011 / 5987 - 6000. ---दिल्ली ( नागरिक समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ) अधिनियम , 2011 ( 2011 का दिल्ली 
अधिनियम 7 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय 
पर इस सरकार की सूचना के अनुक्रम में सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को संबंधित विभागों के लिए इस अधिनियम के उद्देश्य के 
लिए सक्षम अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो , के रूप में निम्न प्रकार से नियुक्त करती है , अर्थात् : 


क्र . सं . 


सेवा 


. 


विभाग/ संगठन 


धारा 9 के अंतर्गत 
सक्षम अधिकारी 


धारा 11 के अंतर्गत 
अपीलीय प्राधिकारी 


अतिरिक्त निदेशक 


रोजगार निदेशालय 


अतिरिक्त निदेशक 


रोजगार निदेशालय 


अतिरिक्त निदेशक 


रोजगार निदेशालय 


1. सीएनवी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले उप क्षेत्रिय रोजगार अधिकारी 

नियोक्ता द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना (मुख्यालय ) 
2. सीएनवी अधिनियम के अंतर्गत ना आने उप क्षेत्रिय रोजगार अधिकारी 

वाले नियोक्ता द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना ( मुख्यालय ) 
3. नौकरी के इच्छुकों का पंजीकरण 

उप क्षेत्रिय रोजगार अधिकारी 

( मुख्यालय ) 
4. अधिसूचित रिक्तियों के लिए नौकरी के उप क्षेत्रिय रोजगार अधिकारी 
इच्छुकों को प्रायोजित करना 

( मुख्यालय ) 
5. अल्पकालिक दैनिक मजदूरी नौकरी उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी 
के लिए प्रायोजन 

( मुख्यालय ) 
6. शैक्षिणिक योग्यता का अद्यतन/विलोपन उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी 

( मुख्यालय ) 


अतिरिक्त निदेशक 


रोजगार निदेशालय 


अतिरिक्त निदेशक 


रोजगार निदेशालय 


अतिरिक्त निदेशक 


रोजगार निदेशालय 


MS 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


HTimited 


7. संविदाकारों का प्रजीकरण ( भर्ती ) मुख्य अभियंता निर्माण का मुख्य अभियंता निर्माण का सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 

सर्वेक्षक ( अंचल- II ) अधिक्षण सर्वेक्षण ( अंचल- 1 ) 
8. संविदाकारों का पुन : वैद्यीकरण ( भर्ती ) मुख्य अभियंता निर्माण का मुख्य अभियंता निर्माण का सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रणा 

सर्वेक्षक ( अंचल - II ) अधिक्षण सर्वेक्षण ( अंचल - II ) 
9. केन्द्रीय लोक निर्माण , एमईएस , डाक एवं मुख्य अभियंता निर्माण का मुख्य अभियंता निर्माण का सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण 

तार, रेलवे के साथ पंजीकृत एजेंसियों के सर्वेक्षक ( अंचल -II ) अधिक्षण सर्वेक्षण ( अंचल -II ) 

पंजीकरण के दस्तावेजों का वैद्यीकरण 
10. मृत्यु लाभ 

सहायक श्रम आयुक्त , दिल्ली अतिरिक्त श्रम आयुक्त, दिल्ली श्रम 

निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड 
11. अंत्येष्टि लाभ 

सहायक श्रम आयुक्त , दिल्ली अतिरिक्त श्रम आयुक्त , दिल्ली श्रम 

निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड 
12. निर्माण कार्य श्रमिकों का पंजीकरण सहायक श्रम आयुक्त , दिल्ली अतिरिक्त श्रम आयुक्त, दिल्ली श्रम 

निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड 
13. भूमि अभिलेख की तब्दीली के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्र सब डिविजनल संबंधित अतिरिक्त 

राजस्व 
मजिस्ट्रेट 

जिला मजिस्ट्रेट 
14. लाल डोरा प्रमाण - पत्र जारी करना संबंधित क्षेत्र सब डिविजनल संबंधित अतिरिक्त 

राजस्व 
मजिस्ट्रेट 

जिला मजिस्ट्रेट 
15 . फरद ( आर . ओ. आर .) जारी करना संबंधित क्षेत्र सब डिविजनल संबंधित अतिरिक्त 

राजस्व 
मजिस्ट्रेट 

जिला मजिस्ट्रेट 
16. जीवित सदस्य प्रमाण पत्र जारी करना संबंधित क्षेत्र सब डिविजनल । संबंधित अतिरिक्त 

राजस्व 
मजिस्ट्रेट 

जिला मजिस्ट्रेट 
17. हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत संबंधित क्षेत्र सब डिविजनल संबंधित अतिरिक्त 

राजस्व 
विवाह का पंजीकरण 

मजिस्ट्रेट 

जिला मजिस्ट्रेट 
18. रूट परमिट का डुप्लीकेट 

उपायुक्त अपर आयुक्त 

परिवहन 
( संचालन और कंप्यूटर ) ( संचालन और कंप्यूटर ) 
19, रूट परमिट का नवीकरण 

उपायुक्त अपर आयुक्त 

परिवहन 
( संचालन और कंप्यूटर ) ( संचालन और कंप्यूटर ) 
20 . राष्ट्रीय परमिट का नवीकरण 

उपायुक्त अपर आयुक्त 

परिवहन 
( संचालन और कंप्यूटर ) ( संचालन और कंप्यूटर ) 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर , 

अजय चगती , अतिरिक्त सचिव ( सूचना प्रौद्योगिकी ) 
No . F, 6 ( 100 )/IT /2011/5987 – 6000 .-- In exercise of the power conferred by sub -section (1 ) of Section 9 .read with 
sub -section (2 ) of Section 11 of the Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services )Act, 2011 (Delhi Act ( 7 01 
2011) and in continuation of this Government s Notifications on the subject, the Government hereby appoints the following 
Officers, as CompetentOfficer and Appellate Authority , as the case may be , for the purpose of this Act, for their respective 
departments , as under, namely : -- 


---- 


.. Sl. No . 


Service 


Competent Officer 

Under Section 9 
Sub Regional Employment 
Officer ( HQ) 


Appellate Authority 
Under Section 11 
Addtional Director 


Department/ 
Organisation 


Directorate of 
Employment 


_ 1. Notification of Vacancies by 

the Employers covered under 

CNV Act 
2. Notification of Vacancies by 

the Employers not covered 

under CNV Act 
3. Registration of Jobseekers 


Additional Director 


Sub Regional Employment 
Officer (HQ) 


Directorate of 
Employment 


Additional Director 


Sub Regional Employment 
Officer ( HQ ) 


Directorate of 
Employment 


- 


· PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


ANN 


4. 


5. 


Sponsoring of Jobseekers for 
Notified Vacancies 
Sponsorship for short term 
daily wage jobs 
Updation /deletion of 
Education Qualification 
Registration (enlistment) 
of the Contractors 


6. 


7. 


8. 


Revalidation (enlistment) 
of the Contractors 


9. Validation of Documents of 

registration of agencies 
registered with CPWD, 

MES , P & T, Railways 
10. Death Benefit 


11. Funeral Benefits 


Sub Regional Employment Additional Director Directorate of 
Officer (HQ) 

Employment 
Sub Regional Employment Additional Director Directorate of 
Officer (HQ ) 

Employment 
Sub Regional Employment Additional Director Directorate of 
Officer (HQ) 

Employment 
Surveyor of Works to Chief Superintending Irrigation & Fleromeda 
Engineer (Zone- II) 

Surveyor of Works Control 
to Chief Engineer 

( Zone - II ) 
Surveyor of Works to Chief Superintending 

Irrigation & Flood 
Engineer ( Zone - II ) 

Surveyor of Works Control 
to Chief Engineer 

(Zone -II) 
Surveyor of Works to Chief Superintending Irrigation & Flood 
Engineer (Zone- II ) 

Surveyor of Works Control 
to Chief Engineer 

( Zone - II) 
ALC , DelhiConstruction AdditionalCommissioner , Labour 
Worker Welfare Board 

Delhi Construction 

Worker Welfare Board 
ALC ,Delhi Construction AdditionalCommissioner, Labour 
Worker Welfare Board 

DelhiConstruction 

Worker Welfare Board 
ALC , DelhiConstruction Additional Commissioner, Labour 
Worker Welfare Board 

Delhi Construction 

Worker Welfare Board 
Concerned Area SDM 

ADM Concerned Revenue 

Revenue District 
Concerned Area SDM 

ADM Concerned Revenue 

Revenue District 
Concerned Area SDM 

ADM Concerned Revenue 

Revenue District 
Concerned Area SDM 

ADM Concerned 

Revenue 

Revenue District 
Concerned Area SDM ADM Concerned Revenue 

Revenue District 
Deputy Commissioner Additional Commissioner Transport 
(Operations & Computer) (Operations & Computer ) 
Deputy Commissioner Additional Commissioner Transport 
(Operations & Computer ) (Operations & Computer) 
Deputy Commissioner Additional Commissioner Transport 

(Operations & Computer ) (Operations & Computer ) 
By Order and in the Nameof Lt.Governor of National Capital Territory of Delhi, 

AJAY CHAGTI, Addl. Secy. (IT ) 


12. Registration of Construction 

Workers 


13. Application for Mutation 

of Land Record 
14. Issuance ofLal Dora Certificate 


15 . 


Issuance of (R . O .R .) Fard 


Issuance of Surviving 

nember Certificate 
17. Registration of marriage Under 

Hindu Marriage Act 
18. Duplicate of Route Permit 


19. Renewal of Route Permit 


20 . Renewalof National Permit 


4604 D9/ 12 - 2 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


